0 - 33004 / 99 


REGD NO DL - 33004/ 99 


समयपवजपते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग - खण्ड ३ - उप - खण्ड (i) 
PARTI - Section 3 - Sub- section(i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 611 ] 
No. 611 ] 


नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 7 , 2001 / अग्रहायण 16 , 1923 
NEW DELHI, FRIDAY , DECEMBER 7, 2001/AGRABAYANA 16 , 1923 


VANA 16, 1923 __ _ 


वित्त मंत्रालय 
( आर्थिक कार्यविभाग ) 
( बैंकिंग प्रभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2001 
सा . का.नि . 884( अ ). - बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 ( 1993 का 51 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार , एतद्द्वारा, पुणे में ऋण वसूली अधिकरण स्थापित होने तथा इस प्रभाग के दिनांक 29 दिसम्बर, 2000 
की अधिसूचना सं . 13 /1/ 99 -डीआरटी तथा 25 मई, 2001 की अधिसूचना सं. 6/18/ 2000 -डीआरटी के अधिक्रमण के परिणामस्वरूप महाराष्ट्र राज्य 
में स्थापित मुम्बई ऋण वसूली अधिकरण संख्या - 1 , मुम्बई ऋण वसूली अधिकरण संख्या-2, मुम्बई , ऋण वसूली अधिकरण संख्या -3, ऋण वसूली 
अधिकरण, औरंगाबाद, ऋण वमूली अधिकरण, नागपुर तथा ऋण वसूली अधिकरण, पुणे के क्षेत्राधिकार नीचे दी गई सारणी में दर्शाए गए अनुसार 
हो आएगा ; 

सारणी 


क्रम सं . 


क्षेत्राधिकार 


स्थान जहां अधिकरण स्थापित 
किया गया है 


( 3 ) 


( 2 ) 
मुम्बई ऋण वसूली अधिकरण सख्या - 1 
मैसर्स प्रानजय हाउस वासवानी चेम्बर , 
छठा तल , 
120, दिशा पाछा रोड, 
के . सी . कालेज के समीप, चर्च गेट, 
मुम्बई - 400020 


मुम्बई नगर निगम द्वारा यथा परिभाषित 
ए वार्ड का नगर क्षेत्र जो नरीमन प्वांइट 
क्षेत्र को छोड़कर नीचेदिए अनुसार 
परिषद्ध है : --- 
पूर्व : डाक क्षेत्र, बलार्ड एस्टेट, शहीद 

भगत सिह मार्ग, पी . डिमेलो मार्ग । 
पश्चिम : मैरीन ड्राइव 
उत्तर : अनन्दीलाल पोद्दार मार्ग , 

लोकमान्य तिलक मार्ग, 
दक्षिण : कोलाबा 


3761 ( I / 2001 


(1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART I -- SEL . 3 (i)] 


( 2 ) 

( 3 ) 
मुम्बई ऋण वसूली अधिकरण संख्या - 2 

यथा परिबद्ध ए वार्ड में नरीमन प्वाइंट 
मैसर्स प्रानजय हाउस पासवानी चेम्बर 

दक्षिण : अरब सागर और नाथालाल . 
छठा तल, 

पारेख मार्ग 
120 , दिशा पाछा रोड , 

पश्चिम : दोराबजी टाटा रोड 
के . सी . कालेज के समीप, चर्चगेट, 

उत्तर : मैडल कामा रोड 
मुम्बई- 400 020 

पूर्व : महर्षि कर्वे रोड और बी वार्ड 

से जी वार्ड अर्थात् मुम्बई ऋण 
वसूली अधिकरण सं . 1 के क्षेत्राधिकार 
को छोड़कर तथा ग्रेटर मुम्बई के उपनगरीय 

और बढ़े हुए उपनगरीय क्षेत्र को छोड़कर । 
मुम्बई ऋण वसूली अधिकरण संख्या - 3 

एच षार्ड से टी वार्ड का क्षेत्र अर्थात् ग्रेटर 
मैसर्स प्रानजय हाउस वासवानी चेम्बर 

मुम्बई का उपनगरीय और बढ़ा हुआ उपनगरीय 
छठा तल , 

क्षेत्र और महाराष्ट्र राज्य के ठाणे, रायगढ़ , 
120 , दिशा पाछा रोड, 

रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और गोवा राज्य तथा मुम्बई 
के . सी . कालेज के समीप, चर्चगेट , 

डीआरटी सं. 1 और मुम्बई डीआरटी सं . 2 में 
मुम्बई - 400 020 

शामिल न किया गया मुम्बई का अन्य कोई क्षेत्र । 
ऋण वसूली अधिकरण, औरंगाबाद 

महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद , नांदेड, 
जीवन सुमन, एलआईसी भवन , 

आलना, बीड़, परभणी, हिंगोली, धाराशिव , 
प्लाट सं. 3, एन -5 , सीआईडीसीओ, 

लातूर, अहमदनगर, जलगांव, धुले, नंदूरबार 
नया औरंगाबाद-431 003 

और नासिक जिले । 
ऋण वसूली अधिकरण, नागपुर, 

महाराष्ट्र राज्य के नागपुर , भंडारा, गोदिया, 
58 , घाट रोड़ , 

अमरावती , चन्द्रपुर , यवतमाल, गढ़चिरोली, 
सरदार पटेल टिम्बर मार्केट, 

अकोला, बुलढाणा, वाशिम और वर्धा जिले । 
शिव मंदिर के पास , 
नागपुर - 440018 
ऋण वसूली अधिकरण, पुणे 

महाराष्ट्र राज्य के पुणे, सातारा , सांगली , 
बैंक आफ महाराष्ट्र , द्वितीय तल , 

कोल्हापुर और सोलापुर जिले और मुम्बई 
जनमंगल भवन, 

डीआरटी सं. 1, मुम्बई , डीआरटी सं . 2, 
1177 , बुधवार पेठ, बाजीराव रोड, 

मुम्बई , डीआरटी सं. 3, डीआरटी, 
पुणे- 411 002 

औरंगाबाद तथा डीआरटी, नागपुर में 
शामिल न किया गया महाराष्ट्र राज्य 
का कोई अन्य क्षेत्र /जिला । 

[ फा. सं. 20 /7/ 2001 -डीआरटी ] 

यू. के. सिन्हा , संयुक्त सचिव 
MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Economic Affairs) 

( BANKINGDIVISION) 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 7th December , 2001 


. 


G . S . R 884 ( E ).- - . In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Recovery of Debts Due to Banks and 
Financial Institutions Act , 1993 (51 of 1993 ) , the Central Government hereby notifies the establishment of the Debis 
Recovery Tribunal at Pune. Consequent upon establishment of the Debts Recovery Tribunal at Pune and in superșession 
of this Division s Notification No. 13/1/ 99-DRT dated 29th December , 2000 and notification No. 6/ 18/ 2000- DRT dated 25th 
May, 2001 the jurisdictions ofMumbai Debts Recovery Tribunal No .1 , Mumbai Debts Recovery Tribunal No.2 ,Mumbai 
Debts Recovery Tribunal No . 3,Debts Recovery Tribunal at Aurangabad, Debts Recovery Tribunal at Nagpur and Debts 
Recovery Tribunal at Punc set up in Maharashtra State will be as shown in the Table given below : - 


[ Till - 05 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


* 


TABLE 


SerialNo. DRT and its location 

Mumbai Debts Recovery Tribunal No.1 , 
M / s Pranjay House, Vaswani Chamber, 6th Floor, 
120 , Dinsha Vacha Road, Near K . C . College , 
Churchgate , MUMBAI- 400020 


Mumbai Debts Recovery Tribunal No. 2, 
M / s Pranjay House, Vaswani Chaniber, 6th Floor, 
120 , Duisha Vacha Road , Near K . C . Collcge , 
Churchgate,MUMBAI-400020 . 


3. Mumbai Debts Recovery Tribunal No .3 , 

M / s Pranjay House , Vuswani Chamber , 6th Floor , 
120 , DinshaVacha Road . Near K . C .College , 
Churchgate ,MUMBAI-400020 


Area of Jurisdiction 
City Area of A Ward as defined byMumbai 
Municipal Corporation bounded asbelow 
excluding arca of Nariman Point : - - 
East : Dock arca , Ballard Esate , Shahid Bhagat 
Singh Road , P . Demello Road 
West Marine Drive 
North : Anandila ) Poddar Marg . 
Lokmanya Tilak Marg 
South : Colaba 
Nariman Point in A Ward bounded as 
South . Arabian Sea & Nathalal Parckh Marg 
West . Dorabjee Tata Road 
North : Madam Cama Road 
East :Maharshi Karve Road and B Ward to G 
Ward i.e. excluding the area of jurisdiction of 
Mumbai DRT No. 1 and excluding Suburban 
& extended Suburban area of Greater Bombay 
Areas of H Ward to T Ward i.e. Suburban & 
extended Sububan Aroa of Greater Bombay 
and districts of Thanc , Raigad , Ratnagiri and 
Sindhudurg in Maharashtra State and the State 
of Goa and any other area of Mumbainot 
covered by Mumbai DRT No. 1 and 
Mumbai DRT No. 2 
Aurangabad , Nanded, Jalna , Becd , Parbhani, 
Hingoli , Dharashiv , Latur, Ahmadnagar, 
Jalgaon ,Dhule Nandurbar and Nashik districts 
ofMaliarashtra State 
Nagpur, Bhandara , Gondiya , Amravati , 
Chandrapu , Yavatmal,Gadcluroli , Akola , 
Buldhana , Washim & Wardha districts of 
Maharashtra Statc . 
Pime, Satara , Sangli , Kolhapur & Solapur 
districts of Maharashtra State and any other 
area /district ofMaharashtra State not included 
in Mumbai DRT No. 1, Mumbai DRT No.2 , 
MumbaiDRT No. 3 , DRT at 
Aurangabad & DRT at Nagpur. 

(F . No . 20/ 7/2001/DRT) 
U . K . SINHA , JI. Secy 


4. 


Debts Recovery Tribunal, Aurangabad Jeevan Suman , 
LIC Building, Plot No.3 , N -5,CIDCO , 
New Aurangabad -431003 


Debts Recovery Tribunal, Nagpur 58 ,Ghat Road , 
Sardhar Patel TimberMarket, 
Near Shiva Mandir , Nagpur-440018 . 


6 . Debts Recovery Tribunal, Pune Bank ofMaharashtra , 

2nd Floor , Janamangal Building, 
1177, Budhwar Peth , Bajirao Road , Pune-411002 . 


Printed by tho Manager, Govt of India Proas , Ring Road , Mayapuri, Now Dolhi- 110064 

and Publishod by the Controller of Pubhcations, Dolhi- 110054 


